रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L. - 33004 /99 


भारतको राजपत्र 


सयपर जयंती 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग II — खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PART II - Section 3 _ Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. . 


. 


. 


. 


सं . 181 ] 
No. 181] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 18 , 2002 / चैत्र 28, 1924 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 18 , 2002 /CHAITRA 28 , 1924 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2002 
सा . का. नि . 290 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन के न्यामी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (विभागाध्यक्षों की भर्ती ) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एतद्वारा निम्नलिखित 
विनियम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ( विभागाध्यक्षों की भर्ती ) विनियम, 1991 में संशोधन लाने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के शर्त पर बनाती है । 

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ( विभागाध्यक्षों की भर्ती ) संशोधन विनियम, 2002 
1 . इन विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ( विभागाध्यक्षों की भर्ती ) संशोधन विनियम , 2002 है । 
2 . सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे । 

3 . कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ( विभागाध्यक्षों की भर्ती ) विनियम , 1991 , की अनुसूची, निम्नलिखित भर्ती नियम से प्रतिस्थापित किया जाए । 
पद का नाम 

वर्गीकरण वेतनमान चयन या सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के लिए आवश्यक 
संख्या 

गैर चयन के लिए आयु शैक्षिक योग्यताएं / अनुभव 


मीमा 


1 


4 


5 


6 


7 


श्रेणी - 1 


चयन 


45 वर्ष 


मुख्य चिकित्सा । 
अधिकारी 


रु 17500 - 
22300 


( क ) शैक्षिक योग्यताएं : 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
चिकित्सा स्नातक होने के सहित 
चिकित्सा विज्ञान की किसी शाखा 


1291 G / 2002 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


में पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री/डिप्लोमा 
होना चाहिए । 
( ख ) अनुभव : 
कम से कम 15 वर्ष का व्यावसायिक 
अनुभव होना चाहिए जिसमें कम 
से कम 5 वर्षों का प्रशासनिक 
अनुभव किसी ऐसे मुख्य अस्पताल 
का होना चाहिए जो महा पत्तन न्यास 
सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/ 
स्वायस का सार्वजनिक क्षेत्र संगठन 
से संबंधित हो । 


टिप्पणी 


परिवीक्षा की 
अवधि , अगर 
है तो 


भर्ती का तरीका जो चाहे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा 
मीधी भर्ती या पदोन्नति/ प्रति - भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से वह 
नियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा हो किया जाना चाहिए 


क्या सीधी भर्ती के 
लिए निर्धारित 
( क ) आयु , 
( ख ) शैक्षिक योग्यताएं 

और अनुभव विभिन्न 
तरीके के पदोन्नति 
के मामले में 
लागू होगी 


1011 


12 


2 वर्ष 


आयु : नहीं 
योग्यताएं : जी हां 


पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से पदोन्नति दात : 
अबमारक्शन के आधार प. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 
स्थानान्तरण, जिसक न होने पर 2 वर्ष की नियमित सेवावाले अधिकारी या 
सरकारी/ अर्ध सरकारी संगठन/ मियामी चिकित्मा अधिकारी के पद पर 5 
मार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ म्बायत्त वर्ष की नियमित सेवा या सहायक चिकित्सा 
निकाय में , जिसके न होने पर अधिकारी ( एम. जी . ) के पद पर 6 वर्ष की 
मांधी भर्ती द्वारा । 

निर्यामत मेवा की हो । 


अबशोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा 
अधिकारी मदृश्य पदों पर हो महापत्तन न्यास में 
उप मुख्य चिकित्मा अधिकारी के समतुल्य ग्रेड 
में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो । 


म्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सरकारी / अर्ध मरकारी/ मार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम/ प्यायन निकायों के सदृश्य 
पद के अधिकारी हो या महापत्तन 
न्याय में उप मुख्य चिकित्म्मा अधिकारी 
के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित 
मेया की हो । 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


त्य सलाहकार 1 


श्रेणी - 1 


श्रेणी-1 


रु . 18500 - 


चयन 


वित्तीय सलाहकार 1 
एवं मुख्य 
लेखा अधिकारी 


45 वर्ष 


58500 


23900 


( क ) अनिवार्य : 
भारतीय चार्टर्ड अकाउट संस्थान 
की सदस्यता ( सी . ए . )/ भारतीय 
लागत तथा संकर्म लेखाकार 
संस्थान की सदस्यता 
( आई. सी. डब्ल्यू .ए . ) 
( ख ) अनुभव : 
महापत्तन न्यास सरकारी या अर्ध 
सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम/ स्वायत्त निकायों के वित्त 
विभाग में प्रबन्धकीय हैसियत का 
कम से कम 5 वर्षों का अनुभव । 


10 


11 


___ 12 


2 वर्ष 


8 
आयु : नहीं 
योग्यता : हाँ , परन्तु 

गठित केन्द्रीय 
• 1 परीक्षा और 

खा सेवाओं से 
संबध अधिकारियों 
और एस. ए. एस . 
योग्यता वाले विभागीय 
उम्मीदवारों पर लागू 
नहीं है 


पदोन्नति द्वारा/ महापत्तनों से पदोन्नति : 
अबसोरव्शन के आधार पर उप वित्तीय सलाहकार/ उप सचिव/ 
स्थानान्तरण, जिसके न होने पर लागत लेखा अधिकारी जिनकी ग्रेड 
सरकारी / अर्ध सरकारी संगठन / में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो । 
सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त अयसोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण : 
निकायों मे, से स्थानान्तरण/ सदृश पद के अधिकारी हों या महापत्तन 
प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने न्यास में उप वित्तीय सलाहकार / उप सचिव 
पर सीधी भर्ती द्वारा । के समतुल्य या इससे ऊपर के पद पर 

5 वर्षों की नियमित सेवा की हो । 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा : 
सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम/ स्वायत्त निकायों के सदृश्य 
पद के अधिकारी हों या महापत्तन 
न्यास में उप विसीय मलाहकार/ उप सचिव 
के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित 
सेवा को हो । 


1 


2 


3 


सचिव 


श्रेणी - 1 


रु . 18500 - 


चयन 


45 वर्ष 


2900 


( क ) अनिवार्य : 
( 1 ) शैक्षिक : मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय में डिग्री या इसके 
समतुल्य डिग्री । 
( ii ) अनुभव : 
महापत्तन न्यास / सरकारी या अर्ध 
मरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम / स्वायत्त निकायों में 
प्रबन्धकीय हैसियत में 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (i)] 


15 वर्षों का अनुभवों जिसमें 
प्रशासन, सामान्य वैयक्तिक प्रबन्ध 
या वित्त और लेखे से संबंधित 
कार्यकिया हो । 
( ख ) वांछनीय : 
स्नातकोत्तर डिग्री / वैयक्तिक प्रबन्ध 
में डिप्लोमा /विधि में औद्योगिक 
संबंधी स्नातक डिग्री । 


10 


11 


2 वर्ष 


आयु : नहीं 
योग्यताएं : जी हां 


पदोन्नति द्वारा /महापत्तनों से पदोन्नति : 
अबसोरब्शन के आधार पर उप सचिव / उप वित्तीय सलाहकार के 
स्थानान्तरण, जिसके न होने पर ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा 
सरकारी/ अर्ध सरकारी संगठन / हो । 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त अबसोरबान के आधार पर स्थानान्तरण : 
निकायों से स्थानान्तरण / सदृश पद के अधिकारी या महापत्तम 
प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने न्यास में उप सचिव या इसके 
पर सीधी भर्ती द्वारा । समतुल्य या इससे ऊपर के पद पर 

5 वर्षों की नियमित सेवा की हो । 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा : 
सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम /स्वायत्त निकायों के सदृश्य 
पद के अधिकारी हों या महापत्तम 
न्यास में उप सचिव के समतुल्य 
ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा 
की हो । 


23 


6 


श्रेणी- 1 


चयन 


45 वर्ष 


मुख्य यांत्रिक 1 
इंजीनियर 


रु 18500 - 
23900 


( क ) शैक्षिक : 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में 
डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री 
या प्रथम श्रेणी में ( मोटर ) 
एम. ओ. टी. सक्षमता प्रमाण पत्र 
या इसके समतुल्य । 
( ii ) अनुभव : 
महापत्तन न्यास/ सरकारी या अर्थ 
सरकारी संस्थापनाओं/ सार्वजनिक 
क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत संगठन में 
प्रबन्धकीय हैसियत में 15 वर्षों का 
अनुभव जिसमें यांत्रिक/ पैधुत या 
मराइन इंजीनिरिंग से संबन्धित कार्य 
किया हो । 


[ भाग || - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( ग ) वांछनीय 
म्नातकोत्तर डिग्री/ वैयक्तिक प्रबन्ध 
मे डिफ्नोमा/ विधि में औद्योगिक 
संबंधी म्नातक डिग्री । 


10 


11 


12 


------ - 


- - 


2 वर्ष 


आयु नहीं 
योग्यता : जी हा । 


दान्नात दाग / महापमनों में पदोनति 
अषमारस्शन के आधार पर अधीक्षक इजीनियर ( या ) 2 वर्षों की 
स्थानान्तरण, जिसके न होने पर नियमित सेवा महित/ उप मुख्य यांत्रिक 
मरकारी/ अर्ध सरकारी संगठन / इजीनियर /उप मुख्य इंजीनियर ( वैधुत ) / 
सार्वजनिक क्षेत्र उपत्र / म्यायन यांत्रिक अधीक्षक/ जिग अधीक्षक की 
निकायों मे , मे स्थानान्तरण/ ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित/ 
प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने महायक ड्रडजिंग अधीक्षक और मुख्य 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 

इंजीनियर ( फस्नोटिल्ला ) की ग्रेड में 6 
वर्षों की नियमित मेवा सहित । 
अबसोरब्शन आधार पर स्थानान्तरण : 
सदृश पदों के अधिकारी या महापत्तन 
न्यामों में उप मुख्य इंजीनियर पद के 
ममतुल्य या इससे ऊपर के पद पर 
5 वर्षों का अनुभव हो । 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा 
मरकारी/ अर्ध सरकारी/ मार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम /स्वायत्त निकायों के मदृश्य 
पद के अधिकारी हो या महापनन 
न्याम में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर 
पद के ममतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों 
की नियमित मेवा की हो । 


2 


5 


6 


7 


उप मंरक्षक 


श्रेणी - 1 


चयन 


45 वर्ष 


रु. 18500 
रू. 18500 - 
23900 


( क ) अनिवार्य : 
(i ) व्यावसायिक : विदेशगामी 
जलयान के मास्टर के रूप में 
सक्षमता प्रमाणपत्र जिसे जलभूतल 
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया 
गया हो या समतुल्य हो । 
( ii ) अनुभव : 
महापत्तन में विदेशगामी पोत के 
मास्टर या संचालन और ड्रडजिंग 
में 10 वर्षों का अनुभव । 
( ख ) वांछनीय : 
पत्तन प्रचालनों में अनुभव । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART ]] -- SEC 30] 


- 


= 


10 


11 


आयु नही 
योग्यता जी हा 


2 वर्ष 


पदोन्नति द्वारा महापत्तनों से पदोन्नति 
अबसोरन्शन के आधार पर बन्दरगाह मास्टर के पद मे वर्षों का 
स्थानान्तरण, मसके न होने पर नियमित सेवा सहित डाक मास्टर मैनेजर 
सरकारी अर्ध सरकारी ( एम पी सी ) ग्रेट में 5 वर्षों को नियमित 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्वायत्त सेवा सहित पाइलट की ग्रेड में 7 वर्षों की 
निकायो से स्थानान्तरण नियमित सेवा सहित । 
प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने अबसोरझान आधार पर स्थानान्तरण . 
पर सीधी भर्ती द्वारा । सदृश पदो के अधिकारी या महापत्तन 

न्याय मे बन्दरगाह मास्टर के समतुल्य 
या इससे ऊपर के पद पर कम से कम 
3 वर्षों की नियमित सेवा की हो । 
स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति द्वारा 
मरकारी अर्ध सरकारी मार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम स्वायत्त निकायों के मद्देश्य 
पद के अधिकारी हो या महापत्तन 
न्याग्न मे बन्दरगाहर मास्टर के समतुल्य 
पेट मे 5 वर्षों की नियमित सेवा 
भी हो । 


3 
श्रेणी- 1 


यातायात 


रु 18500 


चयन 


45 वर्ष 


23900 


अनिवार्य . 
( क ) शैक्षिक : मान्यताप्राप विश्न 
विद्यालय की डिग्री या 
समतुल्य डिग्री । 
( ख ) अनुभव 
समुद्री यातायात परिवहन से संबंधित 
प्रबन्धकीय है मियत में कम से कम 
5 वर्षों का अनुभव, जिसे महापत्तन 
से संबंधित होने पर तरजीह दी 
जाएगी । 


___ 10 


11 


12 


2 वर्ष 


आयु : नहीं 
योग्यता : जी हां 


पदोन्नति द्वारा / महापत्तनों से पदोन्नति . 
अबमोरब्शन के आधार पर अपर यातायात प्रबन्धक की ग्रेड में 
स्थानान्तरण, जिसके न होने पर 3 वर्षों की नियमित सेवा हो/ उप 
सरकारी अर्ध सरकारी यातायात प्रबन्धक को ग्रेड में 5 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत्त वर्षों की नियमित मेवा की हो । 
निकायों से स्थानान्तरण/ अबसोरशन आधार पर स्थानान्तरण 
प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने सदृश पदों के अधिकारी या महापत्तम 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 

न्यास में उप यातायात प्रबन्धक के पद 
के समतुल्य या उससे ऊपर के पद पर 
5 वर्षों की नियमित सेवा की हो । 


[ भाग II - खण्ड (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सरकारी / अर्ध सरकारी/ मार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम/ स्वायत्त निकायों के सदृश्य 
पद के अधिकारी हो या महापत्तन 
न्यास में उप यातायात प्रबन्धक के 
समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित 
सेवा की हो । 


2 


3 


5 


6 


श्रणा 1 


चयन 


45 वर्ष 


- 


रु . 18500 - 
23900 


1 
मुख्य इंजीनियर 
( सिविल )/मुख्य 
इंजीनियर एवं 
प्रशासक ( मत्स्य 
बन्दरगाह ) 


अनिवार्य : 
( क ) शैक्षिक : 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
मिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 
समतुल्य डिग्री । 
( ख ) अनुभव : 
महापत्तन न्यास/ सरकारी या अर्ध 
सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम या स्वायत्त निकाय में कम 
से कम 15 वर्षों का प्रबन्धकीय 
हैसियत में अनुभव या कम से कम 
7 वर्षों का पतन योजना और निर्माण 
का अनुभव । 
( ii ) वांछनीय : 
परियोजना प्रबन्ध में उत्तरदायीत्वपूर्ण 
हैसियत में अनुभव । 


12 


10 

11 
आयु : नहीं 2 वर्ष पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों में पदोन्नति द्वारा : 
योग्यताएं : जी हां । 

अबसोरन्शन के आधार पर अधीक्षक इंजीनियर ग्रेड में 2 वर्षों 
स्थानान्तरण, जिसके न होने पर की नियमित सेवा/ उप मुख्य इंजीनियर 
सरकारी/अर्ध सरकारी/ ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित/ 
सार्यर्जानक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त कार्यपालक इंजीनियर ग्रेड में 6 वर्षों 
निकायों में स्थानान्तरण / की नियमित मेवा सहित । 
प्रतिनियुक्त द्वारा , जिसके न होने अबसोरब्शन आधार पर स्थानानतरण द्वारा 
पर सीधी भर्ती द्वारा 

ममतुल्य रैंक के अधिकारी या महापत्तन 
न्यास में उप मुख्य इंजीनियर के समतुल्य 
पद पर या इससे ऊपर के पद में 5 वर्षों 
की नियमित सेवा की हो । 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सरकारी/ अर्ध मरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र 
उपक्रम/ स्वायत्त निकायों के मदृश्य 
पद के अधिकारी हो या महापत्तन 
न्याम्प मे उप मुख्य इंजीनियर के 
ममतुल्य ग्रेड में 5 वपों की नियमित 
सेवा को हो । 

[ फा. सं. पोआर - 12012/ 2/ 2002 - पाई- 1 ] 

__ आर. के. जैन , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मुख्य विनियम भारतीय राजपत्र के दि 3 - 4 -91 के जी. एम . आर. 200( ई ) में प्रकाशित किया गया था तथा 
19 - 9 - 95 के जी , एस आर. सख्या : 645 ( ई ) मे मंशोधित किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC, 3 (1)] 


MINISTRY OF SHIPPING 


( PORTS WING ) 


NOTIFICAITON 


New Delhi, the 18th April , 2002 


G .S . R . 290 ( E )- - In exercise of the powers conferred by Sub - Section (i) of Section 124 , read with sub -section 
( i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Goverment hereby approves the Cochin 
Port Trust (Recruitment of Heads of Department) AmendmentRegulations, 2002 made by the Board of Trustees of Port 
of thc Cochin as set out in the schedule annexed to this Notification . 


2. The said regulations shall come into force on the file of publication of this Notification in the Official 
Gazette . 


SCHEDULE 


In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cochin 
Port Trust liereby makes the following Regulations to amend the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Depart 
ments ) Regulations, 1991 subbject to approval of the Central Government. 


The Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments ) Amendment Regulations , 2002 . 


1. These Regulationsmay bc called the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments ) Amendment 

Regulations, 2002 


2 . They shall come into force on the date of publicaiton in the OfficialGazette . 


3 In the Cochin Port Trust (Recruitment of Headsof Departments ) Regulations, 1991, in Schedule the following 

Recruitment Rules shall be substituted . 


Name of 
post" 


No. of 
posts 


Classili - 
cation 


Scale of 
Pay 


Whether 
selection 
or non - 
Selection 


Age limit Educational Qualification Experience 
for direct required for direct recruits. 
recruitment 


2 


Class -1 


Rs 17500 . 
22300 


Sclection 


Chief 
Medical 
Officer 


15 years 


( a ) Educational Qualification : 
Should be a Medical Graduate of 
Recognised University with Post Graduate 
Degree /Diploma in any order of Medical 
Science . 


(b ) Experience : 


Should have at least 15 years professional 
experience including atleast 5 years adminis 
Irative experience in any Major Hospital 
belonging to Major Port Trust /Govt or 
Semi-Govt Depts . Autonomous or Public 
Sector Organisation . 


[ YT II - US 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Remarks 


Period of 
probation , 
if, any 


Method of recruitment 
whether by direct recruitment 
or by projnotion or transfer . 


In case of promotions/ 
deputations/ transfer , grades 
from which it should bemade. 


Whether (a ) age 
(b ) Educational 
Qualification / 
Experience 
prcscribed for 
direct recruits 
will apply in 
the case of 
promotion 
by various 
methods. 

8 
Age : No 
Qlfn . : Ycs 


9 


10 


12 


2 Years 


By promotion / transfer on By Promotion : 
absorption basis from theMajor Officers with 2 years regular 
Ports , ſailing which by transferi service in the post ofDy. Chief 
deputation from Govt./Semi.-Govt Medical Officer or Resident 
Organisaitons/PSUs/ Autonomous Medical Officer with 5 years regular 
bodies, failing which by direct rec - service in the grade or Asst. 
nuitment. 

Medical Officer (SG ) with 6 yrs. 
regular service in the grade. 
By Transfer on Absorption Basis : 
Officers holding analogous posts 
or with 5 years regular service in 
the grade equivalent to Dy. Chief 
Medical Officer in Major Port Trust , 
By Transfer/Deputation : 
Officers from Govt. /Somi-Govt . 
PSUs/Autonomous bodics holding 
analogous posts or with 5 years 
regular service in the grade equiva 
lent to Dy. ChiefMedical Officer 
in a Major Port Trust . 


1 


2 


3 


4 


5 


i 


Class -I 


Rs. 18500 
23900 


Selection 


Financial 
Adviser & 
Chief 
Accounts 
Officer 


45 years (a) Essential : 

Membership of the Institute 
of the Chartered Accountants 
of India ( C . A .)/Membership of 
the Institute of Cost and Works 
Accountants of India (ICWA) 
(6 ) Experience : 

Not less than 5 years experience 
-.- in a Managerial position in a 

Finance Dept. of Major Port 
Trust /Govt. or Semi-Govt. 
Dept./Public Sector Under 
taking /Autonomous Bodies , 


129160 / 02 -2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - - Sec . 3 ( 1) ] 


10 

11 

12 
Age . No 
QIfn .. : Yes, 2 Years By promotion / transfer on Promotion : 
Except to Officers 

absorption basis from the Major Dy . Financial Adviser /Dy. Secretary / 
belonging to 

Ports , falling which by transfer / Cost Accounts Officer with 5 years 
organised Central 

deputation from Govt ./ Semi.-Govt. regular service in the grade. 
Audit & Accounts 

Organisaitons/PSUs/ Autonomous Transfer on Absorption Basis : 
Services & Depart 

bodies , failing which by direct rec - Officers holding analogous 
mental candicates ruitment. 

posts or having 5 yrs , regular 
with SAS qualification , 

service in the post equivalent to 
Dy. Financial Adviser / Dy. 
Secretary and above in a Major 
Port Trust . 
By Transfer /Deputation : 
Officers from Govt. / Semi-Govt./ 
PSUS Autonomous bodies holding 
analogous posts or with 5 years 
regular service in the grade equivalent 
to Dy. Financial Adviser/Dy . Secretary 

in a Major Port Trust. 
12345 
Secretary 1 Class-1 Rs. 18500 - Selection 45 years (a) Essential : . 
23900 

(i) Educational : 
Degree of a Recognised University o . 
equivalent. 
(ü ) Experience : 
15 years experience in a Managerial 
position dealing with a dministration , 
Personal GeneralManagement or Finance 
and Accounts in a Major Port Trust/Govt. 
or Semi-Govt . Dept./Public Sector Under 
taking/Autonomous Bodies. 
(b ) Desirable : 
MBAACS/Bachelors Degree in Law . 


10 


12 


Age : No 


2 Years 


Qlfin . . · Yes 


By proinotion /transfer on Promotion : 
absorption basis from the Major Dy. Secretary /Dy. Financial Adviser/ 
Ports , failing which by transferi with 5 years regular service in the grade . 
deputation from Govt /Semi -Govt. 
Organisaitons/PSUS/ Autonomous Transfer on Absorption Basis : 
bodies , failing which by direct rec - Officers holding analogous 
ruitment. 

posts or with 5 yrs, regular 
service in the post of Dy. Secretary 
or equivalent and above in a Major 
Port Trust 
By Transfer /Deputation : 
Officers from Govt./ Semi-Govt./PSUS 
Autonomous bodies holding analogous 
posts or with 5 years regular service in 
the grade equivalent to Dy. Secretary 
in a Major Port Trust 


[ 1101 11 — UU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 
_ 


5 


- 


- 


- 


Class - 1 


Rs 18500 - 
23900 


Selection 


Cluef 
Mechanical 
Engineer 


15 years 


( a ) Educational 
Degree in Mechanical or Electrical 
Engineering from a Recognised Univer 
sity or equivalentor Ist Class (Motor )MOT 
Certificate of Competency or equivalent, 
(b ) Experience : 
15 yrs . experience in a Managerial capacity 
dealing with Mechanical/ Electrical or 
Marine Engg. works in a Major Port 
Trust /Govt. or Semi-Govt. Establishinents / 
Public Sector Undertaking/ Autonomous 
Organisation 
(c ) Desirable : 
Post Graduatc Degree /Diploma in 
PersonalManagement Industrial 
Relations Bachelor Degee in Law . 


- 


4 


11 


Age : No 
Quali : Yes 


2 Years 


10 

12 
By promotion / transfer on Promotion : 
absorption ,basis from the Major Superintending Engineer (M ) with 
Ports , failing which by transfer/ 2 years regular service/Dy. Chief 
deputation from Govt. / Semni. -Govt. Mechanical Engineer /Dy. Chief 
Organisaitons/ PSUs/ Autonomous Engineer ( Ele. )/Mechanical Supdt. 
bodics, failing which by direct Dregding Supdt with 3 years 
recruitment 

regular service in the respective 
yade/Asst. Dredging Supdt, and 
C . E . ( Flotilla ) with 6 years regular 
service in the grade. 
Transfer on Absorption Basis : 
Officers holding analogous 
posts or having 5 yrs, experience 
in the post equivalent to Dy. Chief 
Mechanical Engineer and or above 
in Major Port Trust. 
By Transfer /Deputation : 
Officers from Govt /Semi-Govt. /PŞUS/ 
Autonomous bodies holding 
analogous posts or with 5 ycars 
regular service in the grade equivalent 
to Dy. Chief Mechanical Enginner in 
a Major Port Trust. 


1 


2 


3 


5 
Selection 


Class -1 


Deputy 
Conservator 


Rs. 18500 . 
23900 


45 ycars 


(a ) Essential : 
(i ) Professional : 
Certificate of competency as 
Master of Foreign Going Vessel 
issued by Ministry of Surfaco 
Transport or equivalent. 
( ii) Experience : 
10 yrs experience as Master of 
Foreign Going Ship or in Pilotago 
and Dredging in a Major port. 
(b ) Desirable : 
Experience in Port Operations. 


- 


- 


12 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II -- Sec . 3 (i) ] 


12 


2 Y cars 


Agc : No 
Qualific . : Yes 


11 
By promotion / transfer on Promotion : 
absorption basis from the Major, Harour Master with 3 years 
Ports , failing which by transler/ regular scivice, Dock Master/ 
deputation from Govt./Semi Manager (MPC ) with 5 years 
Gove. Organisations/PSUs/ regular service in the grade/ 
Autonomous bodies, failing Pilots with 7 ycars regular 
which by direct recruitmeni. service in the grade 

Transfer on Absorption Basis : 
OlTicers holding analogous posts 
or will al Icast 3 years regular ser 
vice in a post cquivalent to 
Harbour Master and above in 
Major Port Trust. 
By Transfer /Deputation : 
Officers from Govt./Semi-Govt./ 
PSUs/ Autonomous bodics hold 
ing analogous posts or with 5 
years regular service in the grade 
equivalent to Harbour Master in 
a Major Por Trist 


1 
Traffic 
Manager 


3 
Class 


4 
Rs. 18300 - 
23900 


Selection 45 years 


Essential : 
( a ) Educational : 
Degree of a Recognised 
University or equivalent; 
(b ) Experience : 
At least 5 years experience 
in a managerial capacity 
dealing with Sca Traffic 
Transportation , preferably 
connected with a Major Port. 


12 


8 
Age : No 
Quali : Yes 


9 
2 Years 


Promotin 


10) 
By promotion /transfer on 

* 
absorption basis from the Major . 
Ports , failing which by transfer / 
deputation from Govt./ Semi 
Govt. Organisations/PSUs/ 
Autonomous bodies, failing 
which by direct recruitment 


11 
Promotion : 
Additional Traffic Manager with 
3 years regular selvice/Dy. Traffic 
Manager with 3 years regular 
service in the grade . 
Transfer on Absorption Basis : 
Officers holding analogousposts or 
with 5 years regular service 
in the post equivalent or 
above to Dy. Traffic Manager in 
Major Port Trust . 
By Transfer /Deputation : 
Officers from Govt. /Semi-Govt. / 
PSUs/Autonomous bodies hold 
ing analogous posts or with 5 
years regular service in the grade 
cquivalent to Dy Traffic Manager 
in a Major Port Trust . 


( 40 II - 143(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Class- 


Rs. 18500 - 
23900 


Selection 


45 years 


Chief 
Engineer 
( Civil )/Chief 
Engineer and 
Administrator 
(Fisheries 
Harbour) 


(i ) Essential : 
(a ) Educational : 
A Degree in Civil Engg . from a 
Recognised University 
or equivalent. 
(b ) Experience : 
At least 15 years experience in 
a managerial capacity with at 
least 7 years in Port Planning and construc 
tion in a Major Port Trust/Govt . or Semi 
Govt. Deptt./Public Sector Undertaking 
Autonomous Body . 


(ü ) Desirable 
Experience in Project Management in a 
responsible position 


10 


11 


Age : No 
Quali : Yes 


2 Years 


By promotion / transfer on 
absorption basis from theMajor, 
Ports , failing which by- transfer / 
deputation from Govt./Semi 
Govt. Organisations/PSUS 
Autonomous bodies , failing 
which by direct recruitment 


Promotion 
Superintendent Engineer with 
2 years regular seivice /Dy. Chief 
Engineer with 3 years regular 
service in the grade/Exc. Engrs. 
with 6 years regular service in 
the grade. 
Transfer on Absorption Basis 
Officers of equivalent rank or with 
5 years regular service in the post 
equivalent to Dy. Chief Engineer or 
above in Major Port Trust. 
By Transfer /Deputation 
Officers from Govt. /Semi-Govt. / 
PSUs/Autonomious bodies hold 
ing analogous posts or with 5 
years regular service in the grade 
equivalent to Dy. Chief Engineer 
in a Major Port Trust. 


[F . No , PR - 12012 /2 / 2002- PE - IJ 

R . K . JAIN , Jt. Secy , 
Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G .S .R . 200 ( E ) dated 03 -04 - 1991 and 
amended vide G . S.R . No . 645 (E ) dated 19 -09 - 1995. 


Printed by the Manager, Govt of India Proag, Ring Road , Mayapuri, New Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


